निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 700 ) 


3 आषाढ़ 1937 ( श0 ) 
पटना , बुधवार, 24 जून 2015 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2015 
सं0 प्र02वि0 1 - 64 / 2012 - 4842 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा - 10 में विनिदिष्ट तथा बिहार 
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम ( 3 ) एवं ( 4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ ( 3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान 
की तिथि से 5 (पाँच ) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा ( जो भी पहले हो ) पूर्णकालिक सदस्य / सदस्या के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । इन्हें 15000 / - रूपया ( पन्द्रह हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतेय होगा: 


क्र०सं० 


नाम एवं पता 


जिला उपभोक्ता 
फोरम का नाम 

03 


पुरूष / महिला 
सदस्य 
04 


01 


गया 


पुरूष 
सदस्य 


02 

02 
सैयद मोहतशिम अख्तर 
पिता - स्व० सैयद सईद अख्तर, 
द्वारा - अजीम उद्दीन , 
नगमतया रोड , रेलवे हॉस्पीटल के सामने , 
जिला - गया , मो0 - 9835655549 
श्री अमिताभ गुप्त , 
पिता - श्री देवेन्द्र कुमार, 
शशिकर सदन , आर्य समाज रोड , पो0 -हिलसा, 
जिला - नालंदा, बिहार - 801302 
मे0 - 9431882727 
श्री अशोक कुमार साह , 
पिता - स्व० नेवाजी लाल साह , 
ग्राम - सोनार टोला, कसबा , पो0 - कसवा, 
जिला - पूर्णिया, बिहार - 854330 
मो0 - 9570755963 


02 


जमुई 


पुरूष 
सदस्य 


03 


किशनगंज 


पुरूष 
सदस्य 


02 


पुरूष 


04 


मधुबनी 


पुरुष 


पुरुष 


07 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जून 2015 

जिला उपभोक्ता 
क्र०सं० नाम एवं पता 

पुरूष / महिला 
फोरम का नाम 

सदस्य 
01 

03 

04 
श्री लक्ष्मण कुमार 
पिता - श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, 
ग्राम - कनैल , पो0 - नाजिरपुर, 

सदस्य 
भाया +जिला - मधुबनी, पिन - 847211 , 
मो0 - 9431402498 
श्री भुवनेष्वर प्रसाद सिंह, 
पिता - स्व० रामवृक्ष सिंह, 
द्वारा - श्री रमाकांत सिंह , 
बी0 - 76, धनन्जय स्मृति सदन ( जानकी भवन ), 

पुरूष 

औरंगाबाद 
अशोक पुरी कॉलोनी, केशव पैलेस के पीछे, बेलीरोड , 

सदस्य 
खाजपुरा , पो0 - भेटनरी कॉलेज, थाना - शास्त्रीनगर, 
जिला - पटना - 800014 , 
मो0 - 8987261596 
श्री रमेश चन्द्र खण्डेलिया , 

पिता - स्व0 मुरलीधर खण्डेलिया , 
06 होटल अशोका के सामने , 

खगड़िया 

सदस्य 
मो० -विश्वनाथगंज , पो0 +जिला - खगड़िया , 
बिहार - 851204 , 
श्री रामजी प्रसाद, 
पिता - विक्रमा सिंह , 
निराला नगर, जेल साहब का मकान , 

सिवान 

सदस्य 
पो० - सीवान , जिला - सीवान 
मो० - 9430206645 
श्रीमती सुनीता कुमारी 
पति / पिता - श्री जगमोहन मिस्त्री, 
सेन्ट कृष्णा स्कूल की गली, पुलिस लाईन रोड , 

महिला 

गया 
गेवाल विगहा बथान , थाना - रामपुर, 

सदस्या 
पो० - समीर तकिया, गया, बिहार, 
पिन - 823001, मो0 - 8651206583 
डॉ0 मृदुला सहाय, 
पति - डॉ0 पंकज कुमार , 

महिला 
09 महिसौढ़ी रोड, महाराजगंज चौक , जमुई, 

सदस्या 
जिला - जमुई , पिन - 811307 , 
मो0 - 8521028935 
श्रीमती सोनी कुमारी श्रीवास्तव , 
पति - श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , 

महिला 
मोहल्ला - खगड़ा ( नवाब गेट के समीप), पोस्ट एवं किशनगंज 

सदस्या 
जिला - किशनगंज , बिहार, पिन - 85510, मो0 
9472244635 
श्रीमती रंजना झा , 
पति - श्री अरविन्द कुमार झा , 

महिला 
11 राम जानकी कॉलनी, मेगरैनी रोड , मधुबनी, बिहार , 

मधुबनी 

सदस्या 
मो० - 9430245637 
डॉ0 नीलम कुमारी नीलू , 
पति - श्री भागवत प्रसाद सिंह , 

महिला 

बांका 
बी0 नीलू निवास , 76 लाल बाग , तिलकामांझी , 

सदस्या 
भागलपुर, बिहार - 812001, मा0 - 9801333795 

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित 
समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

3. संबंधित सदस्य / सदस्या अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी / अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता 
फोरम को जन्म तिथि प्रमाण - पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेगें । जन्म तिथि संबंधी प्रमाण - पत्र के अभाव 


08 


जमुई 


10 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जून 2015 
में योगदान स्वीकार नही किया जायेगा । योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय , बिहार, पटना 
को भी समर्पित किया जायेगा । 

4. जिलाधिकारी / अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि नियुक्त सदस्यों से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के 
नियम 3 के उप -नियम (4 ) में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप शपथ पत्र / प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही 
योगदान स्वीकार किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

पंकज कुमार, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 700- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


